निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 671 ) 


23 अग्रहायण 1934 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 14 दिसम्बर 2012 


श्रम संसाधन विभाग 


- 


- 


- 


अधिसूचना 


28 नवम्बर 2012 


एस0ओ0 221 , दिनांक 14 दिसम्बर 2012 — ब्यालर परिचर नियम, 2011 के नियम -9 के अधीन एतद् 


विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना को अवक्रमित करते हुए बिहार - राज्यपाल के आदेश से परीक्षकों के बोर्ड का 


पुर्नगठन निम्नवत् किया जाता है: 


1 . मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार , पटना 


पदेन अध्यक्ष 


2. मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार , पटना द्वारा 


पदेन सचिव 


मनोनित एक वाष्पित्र निरीक्षक या समतुल्य 
3. श्री विपिन बिहारी सिंह 

- 
उप - महाप्रबंधक ( यांत्रिक उत्थापन ) एन0टी0पी0सी0 बाढ़ , पटना 


सदस्य 


सदस्य 


4 . श्री अशोक सरकार , 


सदस्य 


सदस्य 


वरिष्ठ अधीक्षक , (दक्षता एवं परिचालन ) 
मेसर्स एन0टी0पी0सी0, कहलगांव (सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, भागलपुर ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 14 दिसम्बर 2012 
5. श्री संजीव चौधरी , 

- सदस्य 
उप - प्रबंधक , पावर एवं युटीलिटि , इन्डीयन ऑयल कारपोरेशन 
बरौनी , रिफाइनरी , बेगुसराय 


सदस्यों की पदावधि एवं बोर्ड का कार्यकाल ब्यालर परिचर नियम , 2011 के नियम 10 के अनुसार 3 


( तीन ) वर्षों का होगा । 


( सं0 1/ बी0-2/ 2011श्र0सं0 - 4067 ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


श्री कृष्णा मांझी, 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 671-571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


